रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/98 


. . 


. 


REGD. NO .DL.-33004/98 


भारत का राजपत्र 


मध्यपेय जपते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ) 
PART II — Section 3 - Sub -section ( ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 150 ] 
No. 1501 


नई दिल्ली , बुधवार , मार्च 24 , 1999 / चैत्र 3, 1921 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 1999 / CHAITRA 3 , 1921 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 23 मार्च, 1999 


का . आ . 184 ( अ ). केन्द्रीय सरकार , बहुराज्य सहकारी समिति 
अधिनियम , 1984 ( 1984 का 51 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 74, 76 और 85 के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार सहकारी 
समिति द्वारा प्रयोज्य शक्तियों का प्रयोग मपुसा शहरी सहकारी बैंक 
लि०/ नन्दादीप, मपुसा गोवा के सम्बन्ध में गोवा सरकार के निम्नलिखित 
अधिकारियों द्वारा भी किया जाएगा : 

1. उप -रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पणजी । 
2. सहायक रजिस्ट्रार , सहकारी समितियां, मुख्यालय , पणजी । 
3. सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सेन्ट्रल जोन, पणजी । 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture & Cooperation ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd March, 1999 
S. 0 .184 ( E).---In exercise of the powers conferred by 
Sub -section 2 of Section 4 of the Multi- State Cooperative 
Societies Act, 1984 (51 of 1984 ), the Central Government 
hereby dirocts that the powers exercisable by the Central 
___ Registrar of Cooperative Societies under Section 74 , 76 

and 85 of the said Act shall be exercisable also by the fol 
lowing officers of the Government of Goa in respect of the 
Mapusa Urban Co - operative Bank of Goa Limited , 
NANDADEEP, Mapusa, Goa : 

1. Deputy Registrar of Cooperative Societies, Panaji, 
2 . Assistant Registrar of Cooperative Societies, Head 

Quarter, Panaji , 
3. Assistant Registrar of Cooperative Societies, 

Central Zone, Panaji, 
4 . Assistant Registrar of Cooperative Societies, 

North Zone, Mapusa . 
5 . Assistant Registrar of Cooperative Societies, 
South Zone, Margoa . 

[ No . L - 11012/ 3/ 98 - L & M ] 
GOVINDAN NAIR , Jt. Secy. 


4 . सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नार्थ जोन, मपुसा । 


5 . सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, साऊथ जोन, मारगोवा । 

[ सं. एल - 11012/3/98- एल एंड एम ] 

गोविन्दन नायर, संयुक्त सचिव 


नाविन्दन 


४४9 GI/ 99 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-11004 . 


